निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 15 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 888 ) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2016 
सं0 22 नि० सि0 ( मोति0 ) - 08 - 03 / 2013 ( अंश - 1 ) / 1513 — श्री दिलीप कुमार ( आई० डी० 4471 ), 
तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 - गंडक 
परियोजना में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 206 दिनांक 13.02 .14 द्वारा निलंबित करते हुए 
इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी निर्धारित किया गया तथा 
निलम्बनोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 295 दिनांक 12.03.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

उक्त कार्रवाई के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 
16266 / 15 दायर की गई । सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 16266 / 15 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित न्याय 
निर्णय दिनांक 13.01.16 की प्रति श्री कुमार द्वारा 20. 01.16 को समर्पित की गई । उक्त न्याय निर्णय के आलोक में 
विभाग द्वारा श्री कुमार को दिनांक 20 .05. 16 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

तदालोक में श्री कुमार को दिनांक 20.05. 16 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है । 
2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् चलती रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 888 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


